रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/97 


PE 


A 


REGD . NO . D . L.- 33004/97 


. . 


- 


: 


AaiM 


JALI 


viVS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. / ११ 


भाग 1 - खण्ड 4 
PART III — Section 4 . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं०61 ] 
No. 61 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 29 , 1997 / पौष 8, 1919 
NEW DELHI , MONDAY , DECEMBER 29 , 1997 / PAUSA 8 , 1919 


स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 


सूचमा 


बेंगलूर, 15 दिसम्बर , 1997 


सं . विज्ञापन/III/IV/ 29 / 97 असाधारण. - एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि , बैंक निदेशक मण्डल के निदेशक ( 1 ) श्री आर. उमाचन्दर और 
( 2 ) श्री के . सुन्दरम, जो अधिनियम के अनुच्छेद 28 ( बी ) के अनुसार, निदेशक पद छोड़ देने के कारण, उनके स्थान पर, भारतीय स्टेट बैंक ( सहयोगी बैंक ) 
अधिनियम 1959 ( आगे इसे अधिनियम कहा जाएगा ) के अनुच्छेद 25 ( 1 ) ( डी ) के अनुसार , बैंक के निदेशक मण्डल में दो निदेशकों को निर्वाचित 
करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के शेयरधारियों की सामान्य सभा, शनिवार, दिनांक 14 फरवरी 1998 को पूर्वाह्न 11. 00 बजे कृष्णा हाल उड्लैण्डस होटल 
प्राइवेट लिमिटेड, 5, राजा राम मोहन राय रोड, बेंगलूर - 560 025 में संपन्न होगी । 


एस. आर. अय्यर, प्रबंध निदेशक 


सूचना : 


(i) चुनाव का संचालन तथा सामान्य सभा की सूची, बैंक के प्रधान कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगाई गई है । 
( ii ) उपरोक्त दोनों रिक्तियों के लिए, सिर्फ दो ही वैध नामांकनों की प्राप्ति के संदर्भ में, विधिमान्य नामांकित उम्मीदवारों को ऐसी रिक्तियों के 

लिए निर्वाचित माना जाता है और इस संबंध में कोई चुनाव नहीं होगा तथा इस कारण आयोजित सामान्य सभा , भारतीय स्टेट बैंक 
( सहयोगी बैंक ) सामान्य अधिनियम 1959 के अधिनियम 33( 1 ) के अनुसार रद्द की जाएगी । इस प्रकार निर्वाचित अभ्यर्थियों का नाम 
व पता, सामान्य महासभा के लिएनिर्धारित दिनांक से काफी पहले, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाएंगे । 


3312 GI97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PAR , VII — SEC . 4 ] 


STATE BANK OF MYSORE 


· NOTICE 


Bangalore, the 15th December, 1997 


No. ADVT /III /IV /29 /97 Exty. : - - Notice is hereby given that a GeneralMeeting of the shareholders of the State Bank 
of Mysore will be held at Woodland Hotel Pvt. Ltd ., 5 , Raja Rammohan Roy Road , Bangalore -560 025 , on Saturday , the 14th 
February , 1998 , at 11 .00 a .m . for the purpose of electing two persons to be Directors on the Board of the Bank in persuance of 
Sec . 25 (1 ) ( d ) of the State Bank of India ( Subsidiary Banks ) Act, 1959 (hereinafter referred to as the Act ), in place of (i) Shri 
R . Umachanderand ( 2 ) Shri K . Sundarain , Directors on the Board of the Bank, who have since vacated the directorship in terms 
of Sec . 28 (b ) of the Act . 


S . R . AIYYAR ,Managing Director. 


Note : , 


(i) 


The calendar of events for conduct of the election and the GeneralMeeting has been displayed on the Notice 
Board at the Bank s Head Office . 
In the event of receipt of only two valid nominations for the above two vacancies, the candidates validly nomi 
nated for such vacancies shall be deemed to be elected and there shall not be any election and the above General 
Meeting called for this purpose shall stand cancelled in terms ofRegulation 33 (i) of State Bank of India (Subsidiary 
Banks ) General Regulations 1959 . The names and addresses of the candidates so elected will be published well 
before the date fixed for the General Meeting in leading newspapers , 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road . Muyupuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller ofPublications, Delhi- 110054 - 1997 


